H 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 आश्विन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 741 राँची, सोमवार , 


23 सितम्बर , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
5 सितम्बर , 2019 


संख्या-3 /पद०-01 (क)-01/2014 का.- 7184-- श्रीमती निशा तिर्की, झा ० प्र ० से० (चतुर्थ बैच, गृह 
जिला- राँची), कार्यपालक दण्डाधिकारी , पलामू को अपने कार्यों के साथ अगले आदेश तक विशेष 
भू - अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 741 50 


